रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


M 


RJAR 


AAYIHAR 


Bान 

READE 
ET . ITrrF 

ertr . 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अप्रैल 26 , 2017 / वैशाख 6 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , APRIL 26, 2017/ VAISAKHA 6, 1939 


सं . 1158 ] 
No. 1158 ] 


इस्पात मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 अप्रैल , 2017 


का . आ . 1305 ( अ) . केन्द्रीय सरकार , कारखाना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 63) की धारा 2 के खंड ( ढ) के पहले परंतुक के 
खंड (iii) के अनुसरण में निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
कारखानों के कार्य के प्रबंध के लिए नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता समझा जाएगा । 

सारणी 
अधिकारी का नाम , पदनाम और पता 

कारखाने का नाम और पता 


( 1 ) 


__ ( 2 ) 


श्री वी . अजित कुमार, महाप्रबंधक , एसपीएल प्रोजेक्ट , 
बैलाडिला भवन , एनएमडीसी लिमिटेड , गिडम रोड , 
जगदलपुर , छत्तीसगढ़ , पिन 494001 


1. पैलेट प्लांट, एनएमडीसी लिमिटेड , 

एनएमडीसी लौह और इस्पात संयंत्र के समीप 
गांव: चोकाबाड़ा और गांव: कस्तूरी , नागरनार क्षेत्र , जगदलपुर , 

जिला - बस्तर , छत्तीसगढ़, पिन 494001 
2. स्लरी पाईपलाईन सिस्टम बैलाडिला से नागरनार तक ( 138 किमी 

लंबाई), छत्तीसगढ़ 


[ फा . सं . 6 (9)/ 2016- आरएम - 1] 

एस . अब्बासी, संयुक्त सचिव 


2772 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii )] 


MINISTRY OF STEEL 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th April, 2017 
S . O . 1305 ( E ). — In pursuance of clause ( iii ) of the first proviso to clause ( n ) of section 2 of the Factories Act, 
1948 (63 of 1948 ), the Central Government hereby appoints the person specified in column ( 1) of the TABLE below to 
manage the affairs of the factory specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said TABLE who shall be 
deemed to be the occupier for the purposes of the said Act , namely : 

TABLE 


Name and address of factory 


Name, designation and address of 
officer 


( 1 ) 


(2 ) 


1. 


Shri V . Ajit Kumar , 
General Manager , SPL Project 
Bailadila Bhavan , NMDC Ltd , 
Geedam Road , Jagdalpur, 
Chhattisgarh , Pin 494001. 


Pellet Plant, NMDC Ltd , 
Near NMDC Iron & Steel Plant , 
Villages: Chokavada and Kasturi, 
Nagarnar Area, Jagdalpur, 
District:Bastar, Chhattisgarh , 
Pin 494001 


2 . 


Slurry Pipeline System from Bailadila to 
Nagarnar (138 km length ), Chhattisgarh 


[F . No. 6 ( 9 )/2016 -RM -1 ] 

S . ABBASI, Jt. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .05 .03 13 :13:02 + 05 30 


